रजिस्ट्री सं . जी -3 / डी एल (एन) 04 / 0009 / 2003-05 


भारत सरकार 

REGD . No. G - 3 / DIL ( N) -04/ 0009/ 2003-05 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली 


राजपन 


समय-जयने 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 


WEEKLY 


सं . 11 ] 


दिल्ली, जुलाई 21 - जुलाई 27, 2017, बृहस्पतिवार / आषाढ़ 30 - श्रावण 5, 1939 


[ रा.रा.रा. क्षे.दि. 1801 


No. 11 ] 


DELHI, JULY 21 — JULY 27, 2017 , THURSDAY /ASADHA 30— SRAVANA 5, 1939 


[ N.C.T.D. 180 ] 


भाग-II - I 
PART -II - I 


न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग 

की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन 
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and 
Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications. 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी , दिल्ली 

अधिसूचना 

दिल्ली , 26 जुलाई, 2017 
फा . सं. मु.चु.अ. / चु.सं. / ई.ई.एम / संवीक्षा रिपोर्ट / डी.एल.ए.2015 / भाग -2 / 25022 - निम्नलिखित को सर्वसाधारण 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 

भारत निर्वाचन आयोग 

आदेष 

नई दिल्ली, 7 जून , 2017 
सं . 76 / दिल्ली - वि.स. / 2015(4).— यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के 
स्तम्भ ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2015 में स्तम्भ ( 3) 
में अपने नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से और स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा यथाअपेक्षित, उक्त सारणी 
के स्तम्भ (5) में यथाप्रदर्शित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है; और 


4539 DG/ 2017 


( 259 ) 


260 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JULY 27 , 2017 /SRAVANA 5 , 1939 


[ PART II- I 


क्र . सं . 


यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या औचित्य नहीं है ; 

यतः अब, निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा 
निरहित घोषित करता है । 

सारणी 
निर्वाचन का विवरण विधानसभा निर्वाचन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का निरर्हता का कारण 
की क्रम सं . एवं नाम 

नाम और पता 
2 3 4 

5 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 02- बुराड़ी जे . एस . चौहान 

निर्वाचन व्ययं का कोई 
दिल्ली विधान सभा 

म . नं . 1908 , आउट्रम लाइन , 

भी लेखा दाखिल करने 
साधारण निर्वाचन 2015 

दिल्ली -110009 

में असफल रहे । 
2. वही वही - 

वही 
म . नं . 6 जी , 25 फुटा रोड़, 
मुकंदपुर विस्तार भाग -2 

दिल्ली 110 042 
3. - वही 

वही राजबीर सिंह 

विधि द्वारा अपेक्षित रीति 
62/14 खसरा नं . 20/1, 

से लेखा दाखिल करने 
गली नं . 5, ए -2 ब्लॉक , 

में असफल रहें 
वेस्ट संत नगर , बुराड़ी, 
दिल्ली -110084 


1 


1 . 


मधु दिवाकर 


आदेश से , 


के. एफ . विल्फ्रेड, प्रधान सचिव 


आदेश से , 
राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi ,the 26th July, 2017 
F. No. CEO/ COE/ EEM/ Scr Rep/ DLA 2015 / Vol. II/ 25022. - The following is published for general 
information : 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


New Delhi, the 7th June, 2017 


No. 76/ DL- LA/ 2015 ( 4 ).- Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates 
specified in column (4 ) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly , 2015 held in NCT of 
Delhi as specified in Column (2 ) held from the constituency specified in column ( 3 ) against his /her name, has failed to 
lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order 
made there under; as shown in column (5 ) of the said Table ; and 

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after 
due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said 
failure ; 

Now , therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election 
Commission hereby declares the persons specified in column (4 ) of the table below to be disqualified for being chosen 


[PART II- I 


DELHIGAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JULY 27 , 2017 / SRAVANA 5 , 1939 


261 


as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order: 


TABLE 


Sl. No. 


Particulars of Election 


for 


Name and Address of Contesting 
Candidate 


Reason 
Disqualification 


No. and Name 
of Assembly 
Constituency 

3 
02- Burari 


1 . 


2 
General Election to the 
Legislative Assembly of 
NCT of Delhi , 2015 

-do 


5 
Failure to lodge the 
accounts of election 
expenses 

-do 


2 . 


- do - 


4 
J.S. Chauhan 
H.No. 1908 , Outram Line 
Delhi- 110009 
Madhu Diwakar 
H. NO . 6G , 25 Futta Road 
Mukund Pur Extn . Part - 2 
Delhi- 110042 
Rajbir Singh 
62/14 , KH No. 20/1 
Gali No. 15 , A - 2 Block 
West Sant Nagar , Burari 
Delhi - 110 084 


3 . 


- do - 


-do 


Failure to lodge an 
account of election 
expenses in manner 
required by law . 


By Order , 


K. F. WILFRED , Principal Secy . 


By Order, 


RAJESH KUMAR , Addl. Chief Electoral Officer, Delhi 


Uploaded by Dte. of printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


ALOK KUMAR Digitallysigned by ALOK KUMAR 


Date : 2017.08.01 11:05:49 + 05 30 


